616 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 31, 2011 (JYST. 10, 1933 SAKA) 


PARTI 


PERSONNEL DEPARTMENT 

SERVICES- IUI 


No. 28/36/2011-15 


The 25th May, 2011 
36 / 2011-1SIII .-- Sh . Harinder Singh Bhangoo , a member of Haryana Superior Judicial Service stands 
retired from Government service w.e.f. 30th April, 2011 (afternoon ) after attaining the age of superannuation . 

URVASHI GULATI, 

Chief Secretary to Government, Haryana . 
GRIEVANCES DEPARTMENT 

The 24th May, 2011 
No. 5/1/2010-1dg.--- The Governor of Haryana is pleased to remove the name of Sh . Narinder Mittal, # 3, Upkar 
Colony, Near Rabhu Nath Mandir , Karnal and Sh . Ashok Duggal, R /o Karnal from the Membership of District Public 
Relations & Grievances Committee, Karnal with immediate effect as nominated vide Haryana Government Gazette 
Notification No. 5/ 1/2010-1DG dated 28th April, 2011, 

URVASHI GULATI, 
ChiefSecretary to Government, Haryana. 


PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT 


The 19th May, 2011 


No. 2 / 34 /2003- PH- 5. - The Governor of Haryana is pleased to make partial modification in the result of 
DeartmentalProfessional examination held from 13th January, 2009 to 15th January, 2009 and 21st December, 2009 to 
23rd December, 2009 issued vide Notification No. 2 / 34 /2003- PH -5 , dated 28th May, 2009 and 8th March , 2010 published in 
Haryana GovernmentGazette as under : 


Sr. Name of 
No. Candidate 


Designataion Roll 

No. 


W / S & Drainage 
Sanitary 

& Sewage 
Installation Max . 

Max . Marks 50 
Marks 100 


Accounts 
& Office 
Procedure 
Max . 
Marks 100 


Mechanical 
& Electrical 
Max . Marks 
50 


Material & General & Remarks 
Construction Oral 
Max . Marks Exemination 
50 

Max . Marks 
50 


SDE 


29 


Pass 


29. Jiya Lal 

Punia 


66 
Passed 
in 
2009 


33 
Passed 
in 
2009 


60 
Passed 
in 
2009 


30 
Passed 
in 


31 
Passed 
in 
2009 


30 
Passed 
in 
2009 


9 2010 


P.K. GUPTA, 
Chandigarh : 

Financial Commissioner and Principal Secretary to 
The 18th May , 2011 

GovernmentHaryana , 

Public Health Engineering Department. 
राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सैक्टर-17 
पंचकूला, हरियाणा - 134109 

आदेश 

दिनांक 16 मई, 2011 
क्रमांक ०नि ० आ o/3 ई -11/ 2011/748.-- भारतीय संविधान और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 द्वारा हरियाणा राज्य में 
पंचायतों के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण , निर्देशन और नियंत्रण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को निहित है । प्राय: आयोग के देखने में आया है 
कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव व उप चुनाव के उपरांत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) से पंचों, सरपंचों, सदस्य 
पंचायत समिति व जिला परिषद् के नाम आयोग को अधिसूचना हेतु समय पर प्राप्त नहीं होते हैं । इसी प्रकार पंचायत सिमित व जिला परिषद् 
के निर्वाचित अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष व प्रधान/उप-प्रधान के नाम भी आयोग को अधिसूचना हेतु देरी से भेजे जाते हैं । हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में जो नाम 
आयोग को भेजे जाते हैं उनमें काफी गलतियां पाई जाती हैं तथा दोनों भाषाओं में नामों की समानता भी नहीं पाई जाती है और यह भी देखा गया 
है कि ऐसी सूचनाएं भेजने के लिए अधिकारी स्तर पर कोई रुची नहीं ली जाती है, बल्कि जिम्मेवारी निचले स्तर पर ही डाल दी जाती है । 
कुछ मामलों में तो नाम बिल्कुल ही अलग - अलग होते हैं ,जिस कारण आयोग को अधिसूचना जारी करने में अनावश्यक देरी होती है और बार 
बार शुद्धिपत्र जारी करने पड़ते हैं और कई मामलों में आयोग को न्यायालय में भी उत्तर देना पड़ता है । 

अत: इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है और पंच, 
सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद् तथा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, प्रधान/ उप प्रधान के नामों की सूची भेजने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों 


. 


2. 


--- 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 31 , 2011 (JYST . 10 , 1933 SAKA) 


617 


। 


। 


--- 


3 . 


की जिम्मेवारी निश्चित / 

निर्धारित की जाती है : 
( क ) पंचों तथा सरपंचों के मामले में : --- सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा खण्ड विकास एवं पंचायत 

अधिकारी पूर्णत: पड़ताल करेंगे । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी ( ना .), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी 
द्वारा तथा अतिरिक्त उपायुक्त/ उपायुक्त द्वारा क्रमश: 10 % , 10% व 10% नामों की रेन्डम ( Random) आधार पर पड़ताल करना 

सुनिश्चित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र ( certificate ) देंगे । 
( ख) सदस्य पंचायत समिति के मामले में : - सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी और उपमण्डल अधिकारी ( ना o ) नामों को पूर्ण रूप से 

पड़ताल करेंगे तथा अतिरिक्त उपायुक्त एवं उपायुक्त द्वारा क्रमश: 10 % व 10 % नामों की रेन्डम ( Random) आधार पर पड़ताल 

करना सुनिश्चित करेंगे । 
( ग) सदस्य जिला परिषद् के मामले में : - सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा उपायुक्त नामों की पूर्ण रूप 

से पड़ताल करना सुनिश्चित करेंगे । 
( घ) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (पंचायत समिति) के मामले में : - सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी और उपायुक्त नामों की पूर्ण रूप से पड़ताल 

करना सुनिश्चित करेंगे । 
( ङ) प्रधान व उप-प्रधान (जिला परिषद् के मामले में : --- सम्बन्धित उपायुक्त पूर्ण रूप से नामों की पड़ताल करना सुनिश्चित करेंगे । 

उपरोक्त निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की सूची आयोग को भेजते समय निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर उपरोक्त । 
वर्णित अधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये : -- 
क्र ० सं ० चुनाव पद का नाम 

कार्यवाही करने बारे 
आम चुनाव 

पंच/ सरपंच/ सदस्य पंचायत समिति व उनके निर्वाचित होने के 15 दिनों के अन्दर- अन्दर सी ० डी ० तथा 
के दौरान जिला परिषद् के मामले में 

उक्त नामों की कम्प्यूटराईज प्रतियां संलग्न प्रोफार्मा के पैरा नं 0 2 में 
दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करके हिन्दी व अंग्रेजी दोनों 
भाषाओं में एक समान रूप से आयोग को अधिसूचना हेतु 

भेजी जायेगी । 
आम चुनाव 

पंचायत समिति व जिला परिषद् के उनके निर्वाचित होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर - अन्दर 
के दौरान अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ प्रधान/ उप- प्रधान 

सी ० डी ० तथा प्रिंटिड प्रतियां पैरा नं ० 2 में दर्शाए गए अधिकारियों 
के मामले में 

द्वारा हस्ताक्षर करके हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक समान 
रूप से आयोग को अधिसूचना हेतु भेजी जायेगी । इससे पूर्व वह 
इन नामों को आयोग द्वारा जारी पंचायत समिति व जिला परिषद् 
के निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं 

से उनका मिलान करेंगे ताकि नामों में कोई त्रुटि न रहने पाये । 
उप - चुनाव उपरोक्त सभी पदों के लिए 

उनके निर्वाचित होने के एक सप्ताह के अन्दर - अन्दर सी ० डी ० । 
के दौरान 

तथा उक्त नामों की प्रिंटिड प्रतियां पैरा नं ० 2 में दर्शाए 
गए अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करके हिन्दी व अंग्रेजी दोनों 
भाषाओं में एक समान रूप से आयोग को अधिसूचना हेतु भेजी जायेगी । 


1 . 


. 


2 . 


3. 


4 . 


5 . 


1 


6 . 


इस प्रकार उपरोक्त सभी सदस्यों के नाम आयोग को अधिसूचना में अधिसूचित करने हेतु भेजे जाने उपरांत यदि कोई गलती/ त्रुटि 
पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार होंगे और लापरवाही के लिए उक्त अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही 
के पात्र होंगे । 
सभी नाम उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) के माध्यम से आयोग को भिजवाये जायें । सभी अधिकारी यह भी 
सुनिश्चित करेंगे जो नाम वह आयोग को भेज रहे हैं वह हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में एक समान व ठीक हैं । 
उपरोक्त सभी नाम Microsoft Excel के Arial font के ( साईज 12) तथा Kruti Dev 013 font के ( साईज 12) में अंग्रेजी व हिन्दी 
भाषा में आयोग को अधिसूचना हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे । 
इन आदेशों की 

दृढ़ता से पालना की जाये । 
यह आदेश हरियाणा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा, जो इसके पश्चात् इस आदेश की प्रारम्भ तिथि होगी । 

आदेश द्वारा । 
पंचकूला : 
दिनांक 9 मई, 2011 

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा । 


7 . 


8 . 


-- 


सचिव, 


: 


-- 


--- 


-- 


618 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 31, 2011 (JYST . 10 , 1933 SAKA ) 


[ PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं 0 2, सैक्टर-17, पंचकूला । 


नमूना 


(पंच व सरपंच) 


जिले का नाम 


खण्ड का नाम 


ग्राम पंचायत का नाम 


.............. 


क्रमांक | ग्राम पंचायत 


वार्ड नं ० ] नाम 


पिता/पति का नाम 


पद का नाम 


वर्ग 


1 


अदो माजरा 


शमशेर सिंह 


नराता राम 


सरपंच 


अनुसूचित जाति 


1 


* अमरो 


पाला राम 


पंच 


अनुसूचित जाति (महिला) 
अनुसूचित जाति 


2 


* धर्म सिंह 


हरनाम सिंह 


पंच 


3 


" जय भगवान 


दीप चन्द 


पंच 


पिछड़ी जाति 


5 


सुरजीत कौर 


गुलाब सिंह 


पंच 


महिला 


6 


* अवतार सिंह 


गुरनाम सिंह 


पंच 


अनारक्षित 


7 


रीटा 


बिन्द्र सिंह 


पंच 


अनुसूचित जाति (महिला) 


2 


अहमां 


दर्शन सिंह 


अमरजीत सिंह 


सरपंच 


अनारक्षित 


1 


* दविंदर 


नैब सिंह 


पंच 


अनारक्षित 


बलकार सिंह 


नारायण सिंह 


पंच 


पिछड़ी जाति 


N 


*निर्विरोध 


L 


तैयारकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


चैकासत्यापितकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


(i) रिटर्निंग/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी ( हस्ताक्षर ) 


(ii ) खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी ( हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


नोट 

:- (नमूना में दिये गये सभी नाम काल्पनिक हैं । 


PARTI 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 31 , 2011 (JYST. 10 , 1933 SAKA ) 


619 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2, SECTOR -17 , PANCHKULA 


FORMAT 


(Panch & Sarpanch ) 


NameofDistrict 


Nameof Block 


..... 


............. 


Name of Panchayat . 


............. 


Sr. 


Nameof 


Ward 


Name 


Father s /Husband s 


Name of 


Category 


No. 


Gram 


No. 


Name 


Office 


Panchayat 


Adho Majra 


Shamsher Singh 


Narata Ram 


Sarpanch 


Scheduled Caste 


montant 


* Amro 


Pala Ram 


Panch 


Scheduled Caste 


(Women ) 


2 


* Dharam Singh 


Harnam Singh 


Panch 


Scheduled Caste 


3 


* Jai Bhagwan 


Deep Chand 


Panch 


Backward Class 


5 


SurjeetKaur 


Gulab Singh 


Panch 


Women 


6 


* Avtar Singh 


Gurnam Singh 


Panch 


Unreserved 


7 


* Reeta 


Binder Singh 


Panch 


Scheduled Caste 


(Women ) 


2 


Ahema 


Darshan Singh 


Amarjeet Singh 


Sarpanch 


Unreserved 


* Davinder 


Naib Singh 


Panch 


Unreserved 


2 


Balkar Singh 


Narayan Singh 


Panch 


Backward Class 


* Un - Opposed 


Prepared by 


Name & Designation of the official/officer 


Check /Verified by 


Name & Designation of the official/officer 


@ Returning Assistant Returning Officer (Signature) 


(i ) Block Development & Panchayat Officer (Signature ) 


Dated : 


(Note : all the names are given in the format are fictitious ). 


620 


HARYANA GOVT. GAZ., MAY 31, 2011 (JYST . 10, 1933 SAKA) 


[ PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2, सैक्टर-17 , पंचकूला 


नमूना 


जिले का नाम 


पंचायत समिति का नाम 


क्रमांक पंचायत समिति 


वार्ड नं ० 


नाम 


पिता/पति का नाम 


वर्ग 


का नाम 


1 


अम्बाला-1 


1 


प्यारा लाल 


पाला राम 


2 


माया देवी 


अशोक कुमार 


अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जाति (महिला) 
अनारक्षित 


3 


मलकीयत सिंह 


महिन्द्र सिंह 


शोभा रानी 


श्यो राम 


महिला 


4 

5 


वेदप्रकाश 


प्रीतम सिंह 


पिछड़ी जाति 


2 


अम्बाला-11 


3 


बराडा 


4 


नारायणगढ़ 


5 


साहा 


6 


शहजादपुर 


*निर्विरोध 


तैयारकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


चैकासत्यापितकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 

(6) रिटर्निंग अधिकारी ( हस्ताक्षर) 
(ii ) उप- मण्डल अधिकारी ( ना o) ( हस्ताक्षर ) 

(iii) अतिरिक्त उपायुक्त/ उपायुक्त ( हस्ताक्षर ) 
दिनांक : 
नोट :- (नमूना में दिये गये सभी नाम काल्पनिक हैं ) 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 31, 2011 (JYST. 10 , 1933 SAKA ) 


621 


! 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR - 17 , PANCHKULA 


Format 


----------- 


Name of District .......... 


NameofPanchayat Samiti.... 


......... 


Sr. 


Name of 


Ward 


Name 


Father s/Husband s 


Category 


-- 


No. 


Panchayat 


No. 


Name 


Samiti 


1 


Ambala - I 


1 


* Piyara Lal 


Pala Ram 


Scheduled Caste 


2 


*Maya Devi 


Ashok Kumar 


Scheduled Caste (Women ) 


3 


Malkiat Singh 


Mahinder Singh 


Unreserved 


4 


Shobha Rani 


Sheo Ram 


Women 


5 


Ved Parkash 


Pritam Singh 


Backward Class 


2 


Ambala - II 


3 


Barara 


4 


Naraingarh 


5 


Shahzadpur 


6 


Saha 


*Un -Opposed 


Prepared by 


Name & Designation of the official/officer 


Check Verified by 


Name & Designation of the official/officer 


(1) Returning Officer (Signature ) 


(0 ) Sub-Divisional Officer (Civil) (Signature ) 


(ii) Additional Deputy Commissioner/Deputy Commissioner ( Signature ) 


Dated : 


(Note : all the names are given in the format are fictitious ). 


622 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 31, 2011 (JYST . 10 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


राज्यनिर्वाचन आयोग , हरियाणा 
निर्वाचन सदन , प्लाट नं 0 2, सैक्टर -17, पंचकूला 


नमूना 


जिला परिषद् का नाम 


वार्ड नं ० 


नाम 


पिता/पति का नाम 


वर्ग 


-- 


धूपं सिंह 


माम चन्द 


अनारक्षित 


2 


हरिन्द्र कौर 


जसबीर सिंह 


महिला 


3 


दया रानी 


पुरुशोतम दास 


अनुसूचित जाति ( महिला ) 


4 


गीता देवी 


अशोक कुमार 


अनुसूचित जाति 


5 


नवनीत कुमार 


नक्षत्र पाल 


पिछडा वर्ग 


निर्विरोध 


तैयारकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


चैकासत्यापितकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


(i) रिटर्निंग/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (हस्ताक्षर) 


(ii ) उपायुक्त ( हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


नोट :- ( नमूना 

में दिये गये सभी नाम काल्पनिक हैं ) 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 31 , 2011 (JYST. 10 , 1933 SAKA ) 


623 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2, SECTOR - 17 , PANCHKULA 


FORMAT 


Name of Zila Parishad ...... 


Ward No. 


Name 


Father s /Husband s 


Category 


Name 


1 


* Dhoom Singh 


Mam Chand 


Unreserved 


2 


Harinder Kaur 


Jasbir Singh 


Women 


3 


3 


Daya Rani 


Purushotam Das 


Scheduled Caste (Women ) 


4 


Geeta Devi 


Ashok Kumar 


Scheduled Caste 


5 


Navneet Kumar 


Nachater Pal 


Backward Class 


* Un -Opposed 


Prepared by 


Name & Designation of the official/officer 


Check /Verified by 


Name & Designation of the official/officer 


(1) Returning Assistant Returning Officer (Signature) 


(i ) Deputy Commissioner ( Signature ) 


Dated : 


(Note : - all the names are given in the format are fictitious). 


41 


--- 


- 


1 


--- 


- 


624 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 31 , 2011 (JYST. 10 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सैक्टर-17, पंचकूला। 


नमूना 


निर्वाचित/निर्विरोध निम्नलिखित पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष : 


जिला का नाम 


खण्ड/पंचायत समिति 


नाम सर्वश्री/ श्रीमती 


पिता/पति का नाम 


पद का नाम 


का नाम 


गुड़गांव 


गुड़गांव 


" होशियार 


सतानन्द 


अध्यक्ष 


गुड़गांव 


" राजेश उर्फ राकेश 


अर्जुन सिंह 


उपाध्यक्ष 


सोहना 


राजवती 


प्रीतम 


अध्यक्ष 


सोहना 


राजेश कुमार 


देवेन्द्र पाल 


उपाध्यक्ष 


पटौदी 


सतप्रकाश 


रामकंवार 


अध्यक्ष 


पटौदी 


प्रदीप 


ईश्वर 


उपाध्यक्ष 


फरूखनगर 


सरजीत 


मोती राम 


अध्यक्ष 


फरूखनगर 


अजीत सिंह 


रघबीर सिंह 


उपाध्यक्ष 


*निर्विरोध 


तैयारकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


चैकासत्यापितकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


- 


(i) रिटर्निंग अधिकारी ( हस्ताक्षर ) 


(ii ) उप-मण्डल अधिकारी ( ना o) ( हस्ताक्षर) 


( ii ) अतिरिक्त उपायुक्त/ उपायुक्त ( हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


नोट :- (नमूना में दिये गये सभी नाम काल्पनिक हैं ) 


--- 


-- 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 31, 2011 ( JYST . 10 , 1933 SAKA ) 


625 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR - 17, PANCHKULA 


FORMAT 


Elected /Unopposed as Chairman and Vice- Chairman of the following PanchayatSamitis : 


Nameof 


Name of Panchayat 


Name S./Sh./Smt. 


Father s /Husband s 


Name of Office 


District 


Samiti 


Name 


Gurgaon 


Gurgaon 


*Hoshiyar Singh 


Sata Nand 


Chairman 


Gurgaon 


*Rajesh Urf Rakesh 


Arjun Singh 


Vice - Chairman 


Sohna 


Rajwati 


Pritam 


Chairman 


Sohna 


Rajesh Kumar 


Devender Pal 


Vice -Chairman 


Pataudi 


Satparkash 


Ram Kanwar 


Chairman 


Pataudi 


Pardeep 


Ishwar 


Vice -Chairman 


Farrukhnagar 


Sarjeet 


Motiram 


Chairman 


Farrukhnagar 


Ajit Singh 


Raghbir Singh 


Vice- Chairman 


. 


* Un -Opposed 


- 


Prepared by 


Name & Designation of the official/officer 


Check /Verified by 


Name & Designation of the official/officer 


(1) Returning Officer (Signature ) 


(11) Sub - Divisional Officer (Civil ) (Signature ) 


(iii) Additional Deputy Commissioner /Deputy Commissioner ( Signature) 


-- 


Dated : 


(Note : all the names are given in the format are fictitious ). 


-- 


! 


--- 


626 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 31, 2011 (JYST. 10 , 1933 SAKA) 


PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 
निर्वाचन सदन , प्लाट नं 0 2, सैक्टर-17, पंचकूला 


नमूना 


निर्वाचित/निर्विरोध जिला परिषद् के प्रधान और उप- प्रधान : 


जिला परिषद् का नाम 


नाम सर्वश्री/ श्रीमती 


पिता/ पति का नाम 


पद का नाम 


गुड़गांव 


कविता 


अशोक 


प्रधान 


बिजेन्द्र 


जगदीश 


उप- प्रधान 


जीन्द 


बीना उर्फ वीना रानी 


सज्जन सिंह 


प्रधान 


हवा सिंह 


चंदगीराम 


उप- प्रधान 


निर्विरोध 


तैयारकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


चैकासत्यापितकर्ता का नाम व पद हस्ताक्षर 


(i) रिटर्निंगासहायक रिटर्निंग अधिकारी ( हस्ताक्षर ) 


(ii ) उपायुक्त ( हस्ताक्षर ) 


दिनांक : 


नोट :- (नमूना में दिये गये सभी नाम काल्पनिक हैं ) 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 31, 2011 (JYST. 10 , 1933 SAKA) 


627 


-- 


-- 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR - 17, PANCHKULA 


. 


FORMAT 


Elected /Unopposed as President and Vice- President of Zila Parishad 


Name of the Zila Parishad 


Name S./Sh./Smt. 


Father s /Husband s Name 


Name ofOffice 


Gurgaon 


* Kavita 


Ashok 


President 


Bijender 


Jagdish 


Vice -President 


Jind 


Bina Alias Veena Rani 


Sajjan Singh 


President 


Hawa Singh 


Chandgi Ram 


Vice - President 


* Un -Opposed 


Prepared by 


Name & Designation of the official/officer 


Check /Verified by 


Name & Designation of the official/ officer 


(1) Returning Assistant Returning Officer ( Signature ) 


(ü ) Deputy Commissioner (Signature ) 


Dated : 


(Note : - all the names are given in the format are fictitious). 


